निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


की 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 9 चैत्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 246 ) पटना , मंगलवार, 29 मार्च 2016 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


अधिसूचना 

___ 10 दिसम्बर 2015 
सं० वि० को0 / मु०नी० 05 - 01 / 11 - 889 — बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 की कंडिका 2. 1 में निहित 
प्रावधान के आलोक में विभाग के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में दायर मुकदमों के नियमित अनुश्रवण एवं प्रभावकारी 
प्रबंधन के लिए श्री दिनेश कुमार, संयुक्त सचिव ( प्र0को०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , बिहार को नोडल 
पदाधिकारी नामित किया जाता है । श्री कुमार का मोबाईल नं0 - 09334128107 है । 

उक्त के आलोक में श्री दिनेश कुमार, संयुक्त सचिव ( प्र०को० ) को पूर्व से गठित विभागीय स्तरीय शिकायत 
निवारण समिति एवं विभागीय स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का सदस्य सचिव मनोनित किया जाता है । 

( 2 ) इससे संबंधित पूर्व के निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक - 01 दिनांक 01.01. 2014 को इस हद तक संशोधित 
समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

____ अंशुली आर्या, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 246 - 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

___ Website: http :// egazette.bih. nic.in 


